सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1940 (श०) 
29 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या - 88 राँची, मंगलवार, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 

- - -- - - - - - - - - 

अधिसूचना 
19 नवम्बर , 2018 


अधिसूचना संख्या-8 / चुनाव / 102/ 2018/ न वि॰आ०-5513-- यतः झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन 
एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 130 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर निकायों के 
पदधारियों के संबंध में पदावधि समाप्ति के पूर्व आकस्मिक रिक्ति हो गई है तथा उक्त नियमावली के 
नियम 130 के अंतर्गत दो जिलों यथा जामताड़ा एवं सरायकेला- खरसावाँ के जिला निर्वाचन 
पदाधिकारियों (नगरपालिका) ने उक्त आशय की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड को उपलब्ध 
करा दिया है ; और 
यतः अब, झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 2(6) के 
अंतर्गत उक्त रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है ; 

अतः झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम, 07 , 2012 ) की धारा 539 के 
अंतर्गत, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने अपने पत्रांक -1505 , दिनांक 02 नवम्बर , 2018 
द्वारा सिफारिश की है, झारखण्ड राज्य के राज्यपाल एतद्द्वारा मिहिजाम नगर परिषद ( वर्ग- ख) ( वार्ड 
संख्या-03 / वार्ड पार्षद - अनारक्षित/ महिला), आदित्यपुर नगर निगम ( वार्ड संख्या- 28 / वार्ड पार्षद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 जनवरी , 2019 
अनारक्षित / अन्य), कपाली नगर परिषद ( वर्ग - ख ) (कपाली नगर परिषद ( वर्ग - ख ) का सम्पूर्ण निर्वाचन 
क्षेत्र/ उपाध्यक्ष - अनारक्षित/ अन्य ), कपाली नगर परिषद (वर्ग- ख)( वार्ड संख्या- 10 /वार्ड पार्षद-पिछड़ा 
वर्ग/ अन्य ), कपाली नगर परिषद ( वर्ग- ख) वार्ड संख्या - 15/ वार्ड पार्षद -पिछड़ा वर्ग/ महिला) तथा सरायकेला 
नगर पंचायत ( वार्ड संख्या-10/ वार्ड पार्षद- अनुसूचित जनजाति / महिला) निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से 
यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के 
अनुसार एक चरण में दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को नगर निकायों के लिए पदधारी निर्वाचित कर दें : 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 88 -- 200 


